TEETHODO 221 


REGISTERED No, D . 221 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
T7 

1 
PART I - Section I 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


# 208) 

af fartii , Time, fTFIT 6 , 1967/074 27, 1889 
No. 208 ] NEW DELHI, WEDNESDAY , DECEMBER 23 , 1967 /PAUSA 27, 1889 


UL 


- 


इस भाग में भिन्न परष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate buging is given to this part in order that it may bo Med 

ad a separate compllation . 
- - - 

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 

(Department of Petroleum ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 27th December, 1967 
No. 13( 38 )/ 66 / IOC. — The Government of India have considered the Report submitted 
on 14th November, 1967 by the Retail Outlets Committee set up under the Chairmanship 
of Shri R . R . Morarka. This Committee was set up on 9th June, 1966 to study the growth 
of retail outlets for the sale of motor spirit (petrol) and high speed dicsel oil in the country 
in the past and to report on the desirability and methods of regulating future growth . 

2 . In considering this Report, the Government have taken particular note of the recom 
inondations made by the Committee in para 75 of the Report to progressively improve the 
utilisation of the retail outlets in the various regions by 1972 . The Government attach tho 
highest importance to the attainment of the targets recommended by the Retail Outlets 
Committee . 

3 . The Government have decided to accept and adopt all the recommendations made 
by the Retail Outlets Committee with effect from the date of publication of this Resolution . 


ORDER 
Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and 
Union Territory Administrations , Lok Subhai and Rajya Sabha Secretarials and the con 
cerned Ministries and Departments of the Goverament of India . 

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary 
for goncral information . 

MADHAV RAJWADE, Jt. Secy . 


( 839 ) 


810 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


( PART I -Sc. " 


- - 


- 


- - 


- 


- . . 


पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय 

( पेट्रोलियम विभाग ) 


संकल्प 


नई दिल्ली , 27 दिसम्बर, 1967 
संख्या 13 ( 38 ) / 66/ आई० प्रो० सी० - श्री पार० आर० मोरारका की अध्यक्षता में स्थापित 
की गई फुटकर पम्प समिति द्वारा 14 नवम्बर , 1967 को पेश की गई रिपोर्ट पर भारत सरकार मे 
विचार किया है । देश में हाई स्पीड डीजल आयल और मोटर स्पिरिट ( पेट्रोल ) के विक्रय के लिए फुटकर 
पम्पों की वृद्धि का अध्ययन करने और भविष्य में वृद्धि के नियमन करने को प्रावश्यकता एवं तरीकों पर 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में इस समिति की 9 जून , 1966 को स्थापना की गई थी । 

2. इस रिपोर्ट पर विचार करते समय सरकार ने रिपोर्ट के 7 . 5 पैरा में , जिसमें 1972 तक 
विभिन्न क्षेत्रों में फुटकर पम्पों के प्रयोग में उत्तरोत्तर सुधार के लिए लिखा गया है , समिति द्वारा की गई 
सिफारिशों परविशेष ध्यान दिया है । सरकार ने फुटकर पम्प समिति द्वारा मिफारिश किये गये लक्ष्यों 
की प्राप्ति को अधिकतम महत्व दिया है । 

3. सरकार ने फुटकर पम्प--- समिति की मारी सिफारिशों को मंजूर करने और इस संकल्प 
के प्रकाशन की तिथि से उन को लागू करने का फैमला किया है । 


प्रादेश 


आदेश है कि इस संकल्प की प्रति मारी राज्य सरकारी तथा संघ प्रादेशिक प्रशासनो, लोक सभा 
एवं राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए । 


यह भी आदेश है कि संकल्प जन- माधारण की सूचना के लिए भारत के असाधारण राजपन में 
प्रकाशित किया जाए । 

माधव राजवाड़, संयुक्त सचिव । 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - 


PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DALHI, 1907 


